. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 वैशाख , 1940 ( श० ) 


संख्या- 508 राँची, गुरुवार 


17 मई , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
2 मई , 2018 


संख्या -3/ पद .- 01 ( घ )- 03/ 2014 का .- 2865 -- वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना सं०- 1586 दिनांक 18 अप्रैल , 2018 द्वारा सेवा प्राप्त श्री अशोक 
कुमार , भा०व०से० ( झाः1991) को अगले आदेश तक अपने वेतनमान में विशेष सचिव , गृह , कारा एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 508 -- 50 


